Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 81-2024/Ext.] | CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 4, 2024 (JYAISTHA 14, 1946 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
पशुपालन एवं डेयरी विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 4 जून, 2024 
पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 

क्रमांक 2629(सीएफएमएस)-एएच-4--2024 /3265.— पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और 
नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के संयोजन में धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, जिला भिवानी को “नियंत्रित क्षेत्र” घोषित करती है और अफ्रीकन स्वाइन ज्वर के 
निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सूकर प्रजाति के पशुओं को जिले से बाहर ले जाने, अंदर लाने तथा जिले के भीतर 
आवागमन को प्रतिबंधित करती है। 


अंकुर गुप्ता, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
पशुपालन एवं डेयरी विभाग, चंडीगढ़ | 


HARYANA GOVERNMENT 
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT 
Notification 
The 4th June, 2024 
THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS 
ACT, 2009 


No. 2629(CFMS)-AH-4-2024/3265.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 in 
conjunction with sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious 
Diseases in Animals Act, 2009, the Government of Haryana, declares District Bhiwani as “Controlled Area” and 
prohibits the movement of swine animals out of, into and within the District for prevention, control and containment 


of African Swine Fever. 


ANKUR GUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Animal Husbandry and Dairying Department, Chandigarh. 


11127—C.S.—H.G_P., Pkl. 
(1483) 


